निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 879) 


30 आश्विन 1936 ( AO ) 
पटना, बुधवार, 22 अक्तूबर 2014 


सं0 सै0क0नि0 / 21 / 13 / 2014 - 1134 

गृह विभाग 


( सैनिक कल्याण निदेशालय ) 


संकल्प 


16 अक्तूबर 2014 
विषयः - दिनांक 25.8. 2014 को जेनरल एरिया, बारन गली, जिला - कुपवाड़ा ( जम्मू एवं काश्मीर) में खोज 

अभियान के दौरान आतंकवादियों के फायरिंग से शहीदोपरांत आर्मी न0 14444631 एम० लांस 
नायक ( जी0 डी0 ) धनन्जय कुमार के आश्रित पत्नी श्रीमती रीना कुमारी को 10 , 00 , 000 / - रू0 ( दस 
लाख रूपये) अनुग्रह अनुदान देने के संबंध में । 

मुख्यालय, झारखण्ड एवं बिहार सब एरिया , दानापुर कैन्ट द्वारा दिनांक 27 .8. 2014 को यह सूचना दी गई है 
कि दिनांक 25 .8.2014 को जेनरल एरिया, बारन गली, जिला - कुपवाड़ा ( जम्मू एवं काश्मीर) में खोज अभियान के दौरान 
आतंकवादियों के फायरिंग से बिहार निवासी लांस नायक ( जी0 डी0) धनन्जय कुमार ( आर्मी न0 14444631 एम०), 
ग्राम - सुअरमरवा , पोस्ट - पतीला, तहसील - दानापुर , थाना - मनेर , जिला - पटना जो 28 राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन ( जम्मू 
एवं काश्मीर ) में तैनात थे, शहीद हुए हैं । 

2. राज्य सरकार द्वारा इस घटना में शहीद जवान न0 14444631 एम0 शहीद लांस नायक धनन्जय कुमार के 
निकटतम आश्रित पत्नी श्रीमती रीना कुमारी, ग्राम - सुअरमरवा, पोस्ट - पतीला, तहसील - दानापुर, थाना - मनेर , 
जिला - पटना को 10, 00 ,000 / - रू0 ( दस लाख रूपये) विषेष परिस्थिति में अनुग्रह अनुदान राशि के रूप में देने का 
निर्णय लिया गया है । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 22 अक्तूबर 2014 
3. यह स्वीकृति स्थिति की गंभीरता एवं संवेदनशीलता के फलस्वरूप बिल्कुल अपवाद स्वरूप होगी और यह 
पूर्वोदाहरण नहीं होगा । 

4. उक्त राशि का विकलन आय व्ययक मुख्य शीर्ष -2052 – सचिवालय सामान्य सेवायें - लघु शीर्ष - 092 – अन्य 
कार्यालय उप शीर्ष -0002 स्थल, जल एवं वायु सैनिकों का पर्षद - मुख्यालय प्रभार मॉग संख्या 22 विपत्र कोड - एन 
2052000920002 एवं ईकाई शीर्ष 31 06 - सहायक अनुदान - वेतनादि के अलावा मद के अन्तर्गत भुगतान वित्तीय वर्ष 
2014 - 15 में बिहार आकस्मिकता निधि से राशि उपबंध कराकर किया जायेगा । उक्त स्वीकृत राशि की निकासी एवं 
व्ययन पदाधिकारी सहायक निदेशक , सैनिक कल्याण निदेशालय , बिहार, पटना होगें । 
आदेश: — आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाये तथा 

इसकी प्रतियाँ महालेखाकार, बिहार, पटना / सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय 
आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / सचिव, पूर्व सैनिक कल्याण विभाग, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, नई 
दिल्ली -110011 / सचिव, केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, वेस्ट ब्लॉक -IV, विंग नं0 - VII , आर0 के0 पुरम, नई 
दिल्ली -110066 / निदेशक , सैनिक कल्याण निदेशालय / सभी जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी को 
अग्रसारित की जाये । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

आमिर सुबहानी, 
सरकार के प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 879-571 + 200-डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih . nic .in 


